रजिस्ट्री सं० डी० ( 10) -73 


AUREGISTERED No. D. ( D.)- 73 


Htt 
. 


मत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


सं० 33] 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

मई दिल्ली, शनिवार , अगस्त 16, 1980/ श्रावण 25, 1902 
NEW DELHI , SATURDAY, AUGUST 16 , 1980 /SRAVANA 25 , 1902 


No. 33] 


-- 


- - 


- - - - - - - 


- - - 


- 


इस भाग में भिम्म पृष्ठ संख्या पी जाती जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 
Separate paging is glven to this Part in order that it may be filed as a separate compilation 


3 . 


माग II4 
PART II - Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए साविधिक नियम और मादेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 


नई दिल्ली , 1 अगस्त , 1980 


का० लि . आ० 247 ---- राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए, और सेना प्रायध कोर मिवि 
लियन सहायक प्रोग्राम ( क ) भर्ती नियम , 1975 को अधिकान्त करने हुए रक्षा मंत्रालय के सेना मायुध कोर में सिविलियन सहायक प्रोग्रामक ( राजपत्रित समझ 
" ख " ) पद पर भर्ती की पद्धति मा विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात :---- 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना प्रायुध कोर , मिविलियन सहायक प्रोग्रामक ( राजपत्रित समूह "स्व ") भर्ती 
नियम, 1979 है 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद संख्या , वर्गीकरण और वेतनमान : -~~-उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका बेसनमान होगे जो इन नियमों से उपाबद अनमची के 
स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है । 

___ 3. भर्ती की पद्धति , आयु-सीमा और अहंनाएं प्रादि : -- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , प्रायु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें होंगी जो 
पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 मे 13 में विनिर्दिष्ट हैं । 


1. निरर्हताएं : -- वह व्यक्ति ... 
( क ) जिमने ऐसे व्यक्ति से, जिमका पनि या जिमकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है 
उक्त पद पर नियुक्ति का पाव नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का ममाधान हो मामा है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग स्वीय विधि के अधीन मनशेय 
है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किमी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे मझेगी । 


536 GI/80..--1 


(281 ) 


282 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 16, 1980 / SRAVANA 25, 1902 

PART I - SEC . 4 ] 
- - - - - - - - 

5. नियम शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना प्रायश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण 
ह उन्हें लेवयच करके तथा संघ लोक मेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किमी यर्ग या प्रदा के ध्यमियों को बाबत , आदेश द्वारा , 
शिथिल कर सकेगी । 

_____ 6. व्यावृत्ति : -- इन नियमो की कोई भी बात ऐसे मारक्षणों, प्राय-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नही डानगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस संबंध में समय- समय पर निकाले गए प्रादेशों के अनुसार अनुसूचित जामियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध 
करनी पपेक्षित है । 


अनुसूची 
मिविलियन सहायक प्रोग्रामक के पद के लिए भर्ती नियम , 
- . -- . - - 

- - . -- - - - - - 
वेतनमान चयन पव अथवा मोघे भर्तीकिए जाने वाले भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
प्रचपन पद व्यक्तियों के लिए प्रायु -सीमा के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य 

अर्हताएं 


पद का नाम 


पदों की वकिरण 
संख्या 


1 


सिविलियन सहायक 

प्रोग्रामक 


3 

- - - - - - . . -- - - - - - - - - - - 
रक्षा सेवामों में सिवि- 650- 30- 740- लागू नहीं होता 
लियन, समूह ख राज 36- 810दरो० - . 
पवित, अलिपिकवर्गीय 36 -880 - 40 

1000-40रो० 
40- 120050 


- . . . - - - - - - 
30 वर्ष से अधिक नाही पावश्यक : 
( मनकारी सेवानों के लिए ( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्व 

शिपिस की जा सकती है ) विद्यालय की साख्यिकी/ गणित 
टिप्पण :--- प्रायु सीमा प्रव संक्रिया अनुसंधान अभिकलन 

घारित करने के लिए विज्ञान में स्नातकोत्तर 
निर्णायक तारीख भारत उपाधि या इंजीनियरी में 
में रहने वाले अभ्यर्थियों उपाधि या समतुल्य । 
से ( उनसे भिन्न जो अन्द- ( 2 ) अभिफलन , प्रोग्रामन/सिस्टम 
मान और निकोबार द्वीप डिजाइन में प्रशिक्षण । 
समूह तथा लक्षद्वीप में ( 3) किसी कार्यालय , मान्यता 
रहते है ) प्रावेदन प्राप्त प्राप्त संस्थान या ख्याति 
करने के लिए नियत की प्राप्त कारबार समुत्थान में 
गई अंतिम तारीख होगी । प्रोग्रामक के रूप में 2 

वर्षे का अनुभव । 
टिप्पण : -- अर्हताएं, अन्यथा सुप्रहित 

प्रभ्यर्थियों की दशा में संघ 
लोक सेवा आयोग के विवेका 
नुमार शिथिल की जा सकती 


टिप्पणी 2 :- - अनुभव संबंधी मई 
ताएं संघ लोक सेवा आयोग 
के विवेकानुमार अनुसूचित जातियों 
प्रथमा अनुसूचित जनजातियों 
के अम्पथियों के मामले में 
उम दशा में शिथिल की जा 
मकती हैं, जब कि चयन के 
किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा 
पायोग की यह राय हो कि 
इनके लिए प्रारक्षित रिक्त 
स्थानों को भरने के लिए 
अपेक्षित अनुभव रखने वाले 
इन समकायों के अभ्यर्थी पर्याप्स 
संख्या में उपलब्ध नहीं हो 
सकेंगे । 
वांछनीय : 
किसी मरकारी कार्यालय या ख्याति 

प्राप्त कारबार समुत्थान में 
तालिका नियंत्रण के पौत्र में 
अनुभव । 


- 


- 


11 


1 [ भाग II - - खण्ड 4 ] भारत का राजपन्न : अगस्त 16, 1980/ श्रावण 25, 1902 

283 
- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - - - - 

- - - - - - 
सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की भर्ती की पद्धति /भर्ती सीधे होगी प्रोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा भी यवि विभागीय प्रोन्नति भर्ती करने में किन परि 
बाले व्यक्तियों के लिए अवधि यदि कोई या प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण की दशा में वे श्रेणिया जिनसे समिति है तो उसकी संरचना स्थितियों में संघ लोक 
विहित प्रायु और हो वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा प्रोन्नति की जाएगी 

सेवा. मायोग से परामर्श 
मैक्षिक महंताएं भरी जाने वाली रिक्तियों की 

किया जाएगा 
प्रोन्नति की दशा में 

प्रतिशतना 
लागू होगी या नहीं 
- - - 

- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - -- - - 
10 

12 - 

13 
- - - - - --- - - - - - - - - 

--- - - - - - - - - 
लागू नहीं होता 2 वर्ष प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : समूह " " विभागीय मीधी भर्ती या इन 

जिसके न हो सकने पर सीधी केन्द्रीय सरकार के अधीन ममसुन्य प्रोन्नति समिति ( पुष्टि नियमों के किसी उप 
भी द्वारा । 

या सदश पद धारण करने वाले पर विचार करने के बंध को संशोधित / 
अधिकारी और ऐसे अधिकारी लिए ) :---- 

शिथिल करते समय 
जिनके पास स्तंभ 7 में उल्लि - ( क ) जै० एस० ( प्रो ) 
खित महनाए हैं । 

___ - अध्यक्ष 

किया जाएगा । 
( ख ) डी मो एम -- - सदस्य 
( ग ) डी एस ( मो एन्ड 

एम ) -- सबम्य 
टिप्पणी : - - पुष्टि से संबंधित 

विभागीय प्रोन्नति 
समिति की कार्यवाहियो , 
प्रायोग के अनुमोदनार्थ 
भेजी जाएगी । किन्तु, 
यदि आयोग इनका 
अनुमोदन नहीं करता है 
तो , विभागीय प्रोन्नति 
समिति की बैठक संघ 
लोक सेवा प्रायोग के 
अध्यक्ष या किसी 
सदस्य की अध्यक्षता में 

फिर से होगी । 
- -- - - -- - -- - - - -- -- - ---- - -- - 


MINISTRY OF DEFENCE 

New Delhi, the 1st August, 1980 
S. R. O . 247. - In exercise of the powers conferred by the 
proviso to article 309 of the Constitution, and in super session 
of the Army Ordanance Corps , (Civilian Asistant Program 
mer) Recruitment Rules, 1975 , the President hereby makes 
the following rules regulating tho method of recruitment 
to tho post of Civilian Assistant Programmer (Gazetted Group 
B ) in the Army Ordnance Corps, Ministry of Defence, 
namely : - - 

1. Short titlc and commencement : - ( 1) These rules may 
be called the Army Ordanance Corps, Civilian Assistant Pro 
gramer ( Gizctted. Group B ) Recruitment Rules, 1979 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette , 

2. Number , classification and scale of pay : --- The number 
of the said post, its classification and the scale of pay 
attached thercto , shall be as specified, in columns 2 to 4 of 
the Schedule annexed to these rules . 

3. Method of recruitment, age limit and qualifications 
etc : -- The method of recruitment , age limit, qualifications 
and other matters relating to the soid pos shall be as speci 
fied in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 


4. Disqualification :- - No person - - 
(a ) who has entered into or contracted a marriage with 

person having a spouse livwg, or 
( b) who, having a spouse living, has entered into or 

contracted a marriage with any person , 
shall be cligible for appointment to the said post : 

Provided that the Contral Goycinaicnt may , if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law 
applicable to such person and the other party lo the marriage 
and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from thc operation of this rule . 

5. Power to relax : - Were the Central Government is of 
opinion that it is necessary or expedient so to do , it may , 
by order, for reasons to be recorded in writing and in con 
sultation with the Union Public Service Commission, relax 
any of the provision of thesc rules with respect of any class 
or category of persons. 

6. Saving : -- Nothing in there rules shall affect reserva 
tions, relaxation of age limit and other concessions required 
to he provided for the Scheduled Castes , the Scheduled Tribes 
and other special categories of persons in accordance with 
the orders issued by the Central Government from time to 
time in this regard . 


284 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 16 , 1980 / SRAVANA 25 , 1902 


[ PART IISec . 4 ) . 


SCHEDULE 
Recruitment Rules for the post of Civilian Assistant Programmer 


7441 


Classification 


Scale of pay 


Name of the post No. of 

Posts 


Whether 
selection 
of non 
selection 
post 


Age limit for 
direct recruit- 
ment 


Educational and other qualifica 
tions required for direct recruits 


2 


3 


5 


1 


Civilian Assistant 

Programmer 


Rs. 650 - 30 - 740 - 35 . 
810-EB -39 -880 -40 
1000 - EB - 40 - 1200 


Not 
applicable 


Civilian in 
Defence 
Services , 
Group B , 
Gazotted , 
Non-Ministerial 


Not exceeding Essential ; 
30 years (RC- (i) Master s degree in Statistics/ 
laxable for Mathematics / Operations 
Government 

Rescarch / Computer Science 
Servants) * 

or 4 degree in Engineering 
*Note : The of a recognised University or 
crucial date for equivalent , 
determining the (ii) The training in Computer 
age limit shall Programming / System desig 
be the closing ning , 
date for receipt (iii) 2 year s experience as a 
of applications programmer in a Govern 
from candidates ment office, recognised Insti 
in India ( other tute or a business concern 
than thosc in of repute . 
Andamans and Note 1 : Qualifications are rela 
Nicobar Islands xable at the discretion of the 
and Laksha Union Public Service Com 
dweep ). 

mission in the case of candi 

dates otherwise well qualified . 
Note 2 : The qualifications regar 

ding experience are relaxable 
at the discretion of the Union 
Public Service Commission in 
the case of candidates belonging 
to the Scheduled Castes or tho 
Scheduled Tribes if at any 
stage of selection , the Union 
Public Service Commission is 
of the opinion that sufficient 
number of candidates from 
these communities possessing 
the requisite experience are 
not likely to be available to 
fill up the vacancies reserved 

for them . 
Desirable : 
Experience in the field of Inven 
tory Control in a Government 
Office or a business concern of 
repute . 


Whether age and 
educational quali- 
fications prescri- 
bed for direct 
recruits will apply 
in the case of 
promotion 


Period of Mothod of recruitment, In case of recruitment by If the DPC oxists , what Circumstances 
probation , whether by direct or by promotion or transfer Grades is its composition in which Union 
if any promotion or by transfer from which promotion to 

Public Service 
and percentage of the be made 

Commission is 
vacancies to be filled by 

to consulted in 
various methods 

making recruit 
ment 


9 


10 


11 


12 


13 


Not applicablc 


2 years 


By transfer on deputa- Transfer on deputation : 

tion, failing which by Officers holding cquivalent 
direct recruitment . or analogous posts under 

thc Central Government 
and possessing the quali 
fications as mentioned in 
column 7 , 


The Commis 
sion shall bo 
consulted while 
inaking direct 
recruitment or 
amending / re 
laxing any of 
the provisions 
of these rules. 


Group B DPC (for 

considering confirma- 
tion ) : 

(a ) JS ( 0 ) - Chairman 
(6 ) DOS Member 
(c ) DS ( O & M ) 

- -Member 
Note : The proceedings 

of the DPC relating 
to confirmation shall 
be referred to the 
commission for appro 
val. sf, however , 
these are not approved 
by the Commission , 
fresh meeting of the 
DPC to be presided 
over by the Chairman 
or a member of the 
UPSC shall be held . 


- - 


- 


- 


- 


- 


[ भाग II - खण्ड 4 ] भारत का राजपत्र : प्रगस्त 16, 1980/ श्रावण 25, 1902 

285 
.. -- - - - -- : . - : - - - -- 

- - - - - --- - - - - - - 
नई दिल्ली , 2 अगस्त, 1980 
सा० का० नि० 248 - - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुफ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सेवा में सिविलियन पाउँनेम 
कोर वर्ग 3 ( अत्यन्त कुशल ट्रेडममैन ) भर्ती नियम, 1969 और कुशल ट्रेडसमैन ( वर्ग 3 अराजपत्रित पद ) भर्ती नियम , 1969 को अधिकान्त करते हुए सेना 
प्रार्डनस कोर में कतिपय समूह ग प्रौद्योगिक पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम मनाते हैं अर्थात् : --- 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना पाईनेंस कोर भर्ती नियम, 1980 है । 


( 2 ) ये राजपन्न में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. लागू होना : -- ये नियम इमसे उपाबरा अनुसूची के संभ 2 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे । 

3. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :--- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 3 से 5 
में विनिर्दिष्ट है । 

4. भर्ती की पद्धति , प्रायु -सीमा और अर्हताएं आदि : -- उक्त पदो पर भर्ती की पद्धप्ति , प्रायु सीमा, पहनाएं और उनसे संबधित अन्य यात घे होगी जो 
पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 6 से 13 तक में विनिविष्ट हैं । 


5. निरर्हताएं : वह व्यक्ति 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से , जिमका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या 

( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाहकिया है । 
उक्त पद पर नियुक्ति का पान नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐमा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लाग म्वीय विधि के अधीन अनशेय 
है और ऐसा करने के लिए अन्य प्राधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 


6. नियम शिथिल करने की शक्ति : ---जहां केन्द्रीय सरकार की यह गय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण 
है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत , भावेश द्वारा, णिथिल कर सकेगी । 


7. व्यावृत्ति : -- इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों , प्रायु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाय नही डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए भावेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उप 
बंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


वेतनमान 


पदो की 
संख्या 


चयन पर अथवा सीधे भर्ती किए जाने वाले सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों 
भचयन पद व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य 

अर्हताएं 


5 


- 


20 और 25 वर्ष के बीच 


47 रक्षा सेवाओं में सिवि - 380- 12- 500- लागू नहीं होता 

लियन , समूह ग दरो०- 15 
भराजपत्रित अलिपिफ 560 रु० 
वर्गीय प्रौद्योगिक 


1. उपकरण मैकेनिक 

( विद्युत ) उप 
करण मैकेनिक 
( चाक्षुष ) उप 
करण मफेमिक 
( टेली टाइप ) 
रेडियो मैकेनिक 

और सिनेमा मैके 
निक दूर संचार 
मैकेनिक दूर 
संचार मैकेनिक 
( लाइन ) दूर 
संचार मैकेमिक 
( रेडियो ) ( जो 
इससे पूर्व बेतार 
परीक्षण मैकेनिक 
के रूप में सात थे ) 


_ - - 
( क ) विज्ञान विषय के साथ उच्च 

तर माध्यमिक मैट्रिफुलेशन 

या समसुल्य । 
( ख ) व्यवसाय में किसी मान्यता 

प्राप्त तकनीकी प्रशिक्षण 
संस्थान का प्रमाणपत्र या 
किसी सरकारी कर्मशाला में 
या ख्याति प्राप्त प्राइवेट 
फर्म में व्यवसाय में या 
सहबद व्यवमाय में वास्तविक 
कार्य का 3 वर्ष का प्रशिक्षण 
या अनुभव । 


%3 


: 


- - 


- - 


- - 


" 286 THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 16 , 1980 / SRAVANA 25 , 1902 

[ PART T - SBC. 4 ] 
- - - - - - -- - - - - -- - - - 
सीधे भती किए जाने परिवीक्षा की भर्ती की पति/भर्ती सीधे होगी प्रोति/ प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण यदि विभागीय प्रोन्नति भर्तीकरने में किन परि 
वाले व्यक्तियों के लिए अवधि यदि कोई या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की दशा में वेश्रेणियां समिति है तो उसकी संरचना स्थितियों में संघ लोक 
विहित मागु और हो स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न जिनसे प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति / स्थाना 

सेवा आयोग से परामर्श 
शैक्षिक प्रकार पद्धतियों द्वारा भी जाने वाली तरण किया जाएगा 

किया जाएगा । 
प्रोमति की दशा में 

रिक्तियों की प्रतिशतसा 
लागू होगी या नहीं 


- - 


- 


10 


17 


12 


13 


- - - . - __ _ 


लागु नही होता 


2 वर्ष 


लागू नहीं होता 


स्थानान्तरण द्वारा जिसके म हो स्थानान्तरण : 

लागू नहीं होता 
सकने पर सीधी भी हारा | रक्षा सेवाओं की निम्नार टक 

ष्ट्रियों में समतुल्य , समान 
या उच्चसर पदों पर कार्य 
रस व्यक्ति और जिनके पास 
स्तंभ 7 में बिहिल पहनाएं 


- 


- 


- - 


- - . . 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


. 


6 


12 


- - - 


- - 


। 


- 


20 और 25 वर्ष के बीच 


2 . यान भैकेनिक ( ए 141 

एफ की ) 


रक्षा सेवाओं में सिवि - 380- 12- 500- लागू नहीं होता 
लियन, समूह ग ८०रो०-15 
अराजपत्रित , अलिपिक 560 50 
वर्गीय, औद्योगिक 


( क ) विज्ञान विषय के साथ 

उच्चतर माध्यमिक मैट्रि 

कुलेशन या समतुल्य । 
( ख ) व्यवसाय में किसी मान्यता 

प्राप्त तकनीकी प्रशिक्षण 
संस्थान का प्रमाणपत्र या 
किसी सरकारी कर्मशाला में 
या ख्याति प्राप्त प्राइवेट 
फर्म में व्यवसाय में या 
सहबस व्यवसाय में वास्त 
यिक कार्य का 3 वर्ष का 
प्रशिक्षण या अनुभव । 


- 


- - 


- 


- - - 


- - - - 


- - - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- . 


10 


11 


12 


13 


लागू नही होता 


2 वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो सकने प्रोन्नति : 

समूह ग विभागीय प्रोति लागू नही होता 
पर स्थानान्तरण द्वारा और ऐसा यान मैकेनिक जिसने उस समिति में निम्नलिखित 
दोनों के न हो सकने पर सीधी श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है होगे - - 
भती वारा । 

और विहित मानक का व्यवसाय ( 1 ) मेजरों या उनसे 
परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया है । ऊपर के आफिसरों 
स्थानान्तरण : 

द्वारा समादिष्ट डिपो 
रक्षा सेवानों को निम्नतर टुकड़ियों में मेजर कैप्टनों 

में समतुल्य , समान या उच्चतर द्वारा समादिष्ट सदस्य 
पदों पर कार्यरत व्यक्ति और यूनिटों में सम्बद्ध 
जिनके पास स्तम 7 में विहित यूनिट का समादेशक 
अर्हताए हैं । 

माफिसर । 
( 2 ) डिपो युनिट का 

एक प्राफिमर ( सेना/ 

सिविल ) 
( 3 ) अन्य अंगों/सवानों 

का एक आफिसर 
( 4 ) जहा उपलब्ध हो 

एक अनुसूचित जाति 
या अनुभूचित जन 
जाति का आफिसर 


[ भाग - II - मण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : अगस्त 16, 1980/ श्रावण 25, 1902 


287 


%DM 


1 


2 


3 


- - 


- 


- - - 


- - 


- 


लाग नहीं होता 


20 और 25 वर्ष के बीच 


3 बिजली मिस्त्री 
( एएफपी) 


27 रक्षा सेवामों में सिवि - 380- 12-500 

लियन समूह गमराज- दगे०-15 
पलिन , प्रलिपिकवर्गीय 560 20 
प्रौद्योगिक 


( क ) विज्ञान विषय के साथ 

उम्पतर माध्यमिक मैट्रिकुले . 

शन या समतुल्य । 
( स ) व्यवसाय में किसी मान्यता 

प्राप्त तकनीकी प्रशिक्षण 
मंस्थान का प्रमाणपत्र या 
किसी सरकारी कर्मशाला में 
या ख्याति प्राप्त प्राइवेट 
फर्म में व्यवसाय में या 
सहबद्ध व्यवसाय में वास्त 
विक कार्य का 3 वर्ष का 
प्रशिक्षण या प्रमुभव । 


- 


... - - -- 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


12 


13 


लागू नहीं होता 


2 वर्ष 


प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने प्रोन्नति : 

समूह ग विभागीय प्रोन्नतिः लागू नहीं होता 
पर स्थानान्तरण द्वारा और ऐसे बिजली मिस्त्री/बिजली समिति में निम्नलिखित 
दोनों के न हो सकने पर मीधी मिस्त्री ( मो-यान ) जिन्होंने होंगे -- 
भर्ती द्वारा । 

उम श्रेणी में 3 वर्ष सेवा ( 1 ) मेजरों या उनसे 
की है और विहित मानक ऊपर के माफिसरों 
का व्यवसाय परीक्षण उत्तीर्ण द्वारा समाविष्ट 
कर लिया है । 

डिपो में मेजर केप्टेनों 
स्थानान्तरण : 

द्वारा समादिष्ट 
रक्षा सेवानों की निम्मतर टुक मवस्य यूनिटों में 
ड़ियों में समतुल्य , समान मम्बद्ध गनिट का 
या उच्चसर पदों पर कार्य समादेशक माफिसर 
करने वाले व्यक्ति जिनके ( 2) डिपो यूनिट का 
पास स्तम्भ 7 में विहित एक प्राफिसर ( सेना) 
महताए हैं । 

सिविल ) 
( 3 ) भन्य अंगों/सेवाओं 

___ का एक प्राफिसर 
( 4 ) जहां उपलब्ध हो 

एक अनुसूचित जाति 
या अनुसूचित जन 

जाति का प्राफिसर । 
- - - - - - - - - - -- --- ---- -- - - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- . - .. - - 


- 


____ 1 


2 


4 


5 


6 . 


4. उपकरण मैकेनिक 


23 


20 और 25 वर्ष के बीच 


रक्षा सेवाओं में सिवि . 380- 12- 500- लागू नहीं होता 
लिपन समूह ग परा - ८०रो०- 15 
जपमित, . प्रलिपिक - 560 १० 
वर्गीय मौगिक 


-- - -- -- - -- - - - - - - - 
( क ) विज्ञान विषय के साग 

उच्चतर माध्यमिक मैट्रि 
कुलेशन या समतुल्य । 
व्यवसाय में किसी मारता 
प्राप्त तकनीकी प्रशिक्षण 
सस्थान का प्रमाण- पत्र या 
किसी सरकारी कर्मशाला 
में या ख्याति प्राप्त प्राइवेट 
फर्म में व्यवसाय में या 
सहबद्ध व्यवसाय में वास्त 
विक कार्य का 3 वर्ष का 
प्रशिक्षण या अनुभव । 


- - - 


- - 


- - - 


288 
- --- - - - - 


-- - - - - - 


- 


11 


लाग नहीं होता 


वर्ष 


THE GAZETTE OFINDIA : AUGUST 16, 1980/ SRAVANA 25, 1902 

[ PART II --- SEC. 4 ] 
- - - - - - - - - - - 
10 

12 

13 
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो मकने प्रोन्नति : 

समर ग विभागीय प्रोन्नति लाग नहीं होता 
पर स्थानान्तरण द्वारा और पड़ीसाज /टाइप राइटर मैकेनिक ममिति में निम्नलिखित 
दोनों के न हो मकने पर सीधी जिमने उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा होंगे :--- 
भर्ती कारा । 

की है और विहित मानक का ( 1 ) मेजरों या उनसे 
परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया है । ऊपर के माफिसरों 
स्थानान्तरण - 

द्वारा ममादिष्टः 
रक्षा सेवात्रों की निम्नतर ट्रकालयों डिपों में मेजर 

में समतुल्य, समान या उच्चतर प्टेनों द्वारा ममा 
पदों पर कार्यरत व्यक्ति जिनके दिष्ट सदस्य यूनिटों 
पास स्तम 7 में विहित महता में यूनिट का ममा 

देशक प्राफिसर । 
( 2 ) डिपो यनिट का 

एक प्राफिसर ( सेना 

सिविल ) 
( 3 ) अन्य अंगों/ सेवाओं 

का एक आफिसर 
( 4 ) जहां उपलब्ध हो 

एक अनुसूचित जाति 
या अनुसूचित जन 
जाति का माफिमर । 


- - -- - - - - 


- - - 


1 
5. खरादी ( टर्नर ) 


- - ..- - - - 


- 


- 


- 


18 और 25 वर्ष के बीच 


- - - - - - 

3 . 
21 रक्षा सेवामों में सिवि - 260- 6-326६० प्रचयन 

लियन समूह ग रो०- 8-350 २० 
अराजपत्रित , प्रलिपिक 
वर्गीय, प्रौद्योगिक 


( 1 ) मिडिल स्कूल स्तर 
( 2 ) किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी 

प्रशिक्षण संस्थान से व्यवसाय 
में प्रमाणपत्र । 

या 
किसी सरकारी कर्मशाला में या 
ख्यातिप्राप्त प्राइवेट फर्भ में 
3 वर्ष तक वास्तविक कार्य 
का प्रशिक्षण या अनुभव । 


- - 


- 


- 


- - 


- -- 


- 


- 


- 


- - -- - 


- 


- - -- - -- - 


- 


- 


- - - 


- - 


- - 


- 


- - - -. . - . . 


- 


- . 


- 


- -- - 


- - - 


9 


10 


11 


12 


13 


- - - - - -- - - 


- 


नहीं 


2 वर्ष 


विभागीय प्रोन्नप्ति द्वारा जिसके न प्रोन्नति : -ऐसे लोहाकारः मोल्डर, समूह ग विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता । 

हो मकने पर स्थानान्तरण द्वारा । टिनकार और ठठेरा जिसने समिति में निम्नलिखित 
दोनों के न हो सकने पर सीधी विहित मानक का व्यवसाय होंगे : -- 
भर्ती द्वारा । स्थानान्तरण के परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया है । ( 1 ) मेजरों या उनसे ऊपर 
मामले में उच्चतर या समतुल्य स्थानान्तरण : रक्षा सेवाओं की के प्राफिसरों द्वारा 
श्रेणियों में से अधिशेषों और निम्नतर टुकड़ियों में समतुल्य समाविष्ट डिपों में 
और कमियों के समायोजन समान या उच्चतर पदों पर मेजर कैप्टनों द्वारा 
द्वारा । 

कार्यरत व्यक्ति जिनके पास समाविष्ट सदस्य यूनिटों 
स्तंभ 7 में विहित प्रहताएं हैं । में यूनिट का समा 

देशक आफिसर 
( 2 ) डिपो युनिट का एक 

प्राफिसर ( सेना 

मिबिल ) , 
( 3) अन्य अंगों / सेवाभों का 

एक प्राफिसर 
( 4 ) जहाँ उपलब्ध हो एक 

एफ अनुसूचित जाति 
या अनुसूचित जन 
जाति का माफिमर । 


- - - - 


- 


- . .. 


- 


- -- - 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- . 


[भाग II- 


[ भाग II पाप 4] 


भारत का राजपत : अगस्त 16 , 1980/श्रावण 25, 1902 


289 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


2 


3 


8. पैटर्न मेकर ) 
7. लकड़ी पैटर्न 
पौर मशीन मिस्त्री J 


5 ) रक्षा सेवामों में सिवि - 260- 6- 326-८० मपयन 

लियन , समूह गे पराज - रो०•8- 350 रु० 
14 Jपत्रित , अलिपिकवर्गीय 


18 और 25 वर्ष के बीच ( 1 ) मिडिल स्कूल स्तर 

( 2 ) किसी मान्यताप्राप्त तकनीकी 
प्रशिक्षण संस्थाम से व्यवसाय में 
प्रमाणपत्र किसी सरकारी कर्मशाला 
में या ख्यातिप्राप्त प्राइवेट फर्म 
में 3 वर्ष तक वास्तविक 

कार्य का प्रशिक्षण या अनुभव । 
18 और 25 वर्ष के बीच ( 1 ) मिडिल स्कूल स्तर 

( 2) किसी मान्यताप्राप्त तकनीकी 
प्रशिक्षण संस्थान से व्यवसाय में प्रमाणपक्ष 


8. फिटर 


246 रक्षा सेवामों में सिवि - 280- 6- 326-द० प्रचयन 

लियन, समुह ग रो0- 8- 350 १० 
पराजपवित, प्रलिपिक 
वर्गीय , प्रौद्योगिक 


किसी सरकारी कर्मशाला में या ग्याप्ति 
प्राप्त प्राइवेट फर्म में 3 वर्ष तक 
वास्तविक कार्य का प्रशिक्षण या 
भनुभव । 


----- - - 


- - 


. 


10 


11 


2 वर्ष 


12 

13 
विभागीय प्रोन्नति द्वारा जिसके न प्रोन्नति : ऐसा बढ़ई/ बढ़ई और समूह ग विभागीय प्रोमति लागू नहीं होता 

हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा ज्वाइनर/माराकश जिसने समिति में निम्नलिखित 
वोनों के न हों सकने पर सीधी विहित मानक का व्यवसाय होंगे : 
भर्ती द्वारा । स्थानान्तरण के परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया है । ( 1 ) मेजरों या उनसे ऊपर 
मामले में उच्चतर या समतुल्य ___ स्थानान्तरण : रक्षा सेवामों की के माफिमरों द्वारा 
श्रेणियों में से अधिशेषों पौर निम्नतर टुकड़ियों में समतुल्य समादिष्ट डिपो में 
कमियों का समायोजन द्वारा । समान या उच्चतर पदों पर मेजर कैप्टनों द्वारा 

कार्यरत व्यक्ति जिनके पास समाविष्ट सदस्य 
स्तंभ 7 में विहित महताएं हैं । यूनिटों में यूनिट का 

समावेशक प्राफिसर 
( 2) डिपो यूनिट का एक 

माफिसर 

( सेवा सिविल ) 
( 3) अन्य अंगों/ सेवामों 

का एक माफिसर, 
( 4 ) जहाँ उपलब्ध हो 

एक मनुसूषित जाति 
या अनुसूचित जनजाति 

का प्रफिसर 
प्रोन्नति वारा, जिसके महो सकने प्रोन्नति : 

समूह ग विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता । 
पर स्थानान्तरण द्वारा, दोनों ऐसे साइकिल फिटर जिन्होंने उस समिति में निम्नलिखित 
के न हो सकने पर सीधी भर्ती श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है पोर होंगेः - 
द्वारा । 

जिसने विहित मानक का व्यव- ( 1 ) मेजरों या उनसे 
साय परीक्षण उत्तीर्ण कर लिया ऊपर के माफिसरों 

धारा ममाविष्ट 
स्थानान्तरण : रक्षा मेवानों की डिपों में मैजर 
निम्नतर टुकड़ियों में समतुल्य कैप्टनों बारा 
समान या उच्चतर पदों पर समादिष्ट सदस्य 
कार्यरत व्यक्ति जिनके पास यूनिटों में यूनिट का 
स्तंभ 7 में विहित प्रर्हताएं हैं । समावेशक माफिसर 

( 2 ) डिपो यूनिट का एक 

माफिसर 

( सेना /सिविल ) 
( 3 ) प्रग्य मंगों सिवानों का एक प्राफिसर 
( 4 ) जहाँ उपलब्ध हो एक 

अनुसूचित जाति या 
अनुसूचित जन जाति 
का माफिसर । 


2 वर्ष 


536 GI/ 80 - 2 


290 


[ PART II - SEC. 4 ] 
- - -- - - - - -- -- - : 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 16 , 1980 / SRAVANA 25 , 1902 

- - - 

- - - - - - - 
3 

5 


- 


- - 


- - - 


- 


- 


_ 


- 


- 


9. फिटर 


18 और 35 वर्ष के 

मीच 


248 रक्षा मेवानों में सिवि - 260- 6- 326-६० अचयन 

लियन समूह ग रो०- 8- 350 ६० 
पराजपत्रित, प्रलिपिक 
वर्गीय , प्रौद्योगिक 


( 1 ) मिडिल स्कूल स्तर 
( 2 ) किसी मान्यताप्राप्त तकनीकी मशि 
क्षण संस्थान से व्यवसाय में प्रमाणपत्र 

या 
किसी सरकारी कर्मशाला में या ख्याति 
प्राप्त प्राइवेट फर्म में 3 वर्ष तक वास्त 
विक कार्य का प्रशिक्षण या अनुमय । 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


12 


13 


दो वर्ष 


10 

11 

____ _ _ _ - - 
प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर ऐसे साईकिल फिटर जिन्होंने 
स्थानान्तरण द्वारा , दोनों के न हो उस श्रेणी में 3 वर्ष सेवा की है 
सकने पर सीधे भी द्वारा । और जिसने बिहित मानक का 

व्यवसाय परीक्षण उतीर्ण कर 
लिया है । 
स्थानान्तरण : 
रक्षा सेवाओं की मिम्मतर लकड़ियों 
में समतुस्य , समान या उच्चतर 
पवों पर कार्यरत म्यक्ति जिनके 
पास स्तंभ 7 में विहित अर्हताएं 


समूह ग विभागीय प्रोन्नति लागू नहीं 

समिति में निम्नलिखित होंगे होता । 
( 1 ) मेजरों या उनसे ऊपर के 

प्राफिसरों द्वारा समाविष्ट डिपों 
में मेजर कैप्टनों द्वारा समाविष्ट 
सवस्य यूनिटों में यूनिट का 

समावेशक माफिसर । 
( 2) डिपो युनिट का एक 

आफिसर ( सेना/ मिविल ) । 
( 3 ) अन्य अंगों / सेवाओं 

का एक प्राफिसर । 
( 4 ) जहाँ उपलब्ध हो एक 

अनुसूचित जाति या अनुसू 
चित जनजाति का प्राफिसर । 


- 


- 


- 


. 


- - 


. - 


- 


. . 


3 


- . 


. 


- - 


- - - - 


- 


- .. - - 


18 मोर 25 वर्ष के 
बीच 


( 1 ) मिडिल स्कूल स्तर 
( 2 ) किमी मान्यताप्राप्त तकनीकी 
प्रशिक्षण संस्थान से व्यवसाय में 
प्रमाणपत्र या किसी सरकारी 
कर्मशाला में या ख्यातिप्राप्त 
प्राइवेट फर्म में 3 वर्ष तक वास्तविक 
कार्य का प्रशिक्षण या अनुभव । 


32 


10. फिटर सिलाई 11 रक्षा सेवामों में मिषि- 260- 6- 326-40 अघयन 
मशीन 

लियन , समूह ग परा - रो०- 8- 350 रु . 
11. फिटर बेंच 115 जपनिस , पलिपिकवर्गीय 
12. मशीन मिस्त्री 21 प्रौपीगिक 
13. पड़ी साज 
14. केलार विवत् 

पेल्डर एसेटलीन 
15. प्रार्मटर 
16. फिटर पिस्तोल 

रायफल 
17. फिटर शस्त्र 
18. गन फिटर 
19. बिजली मिस्त्री 97 
20 . बिजली मिस्त्री 126 

( मोटरयान ) 
21. याम मैकेनिक 134 

( मोटर या० ) 
22. टाइप राइटर 

मैकेनिक 
मैकेमिक टाप 
राइटर मोर 

प्रतिलिपिन 
23. सिग्नल फिटर 
24. फिटर (मो० यान ) 25 


17 


[ भाग II - - 


4 


भारत का राजपत्र : अगस्त 16, 1980/ श्रावण 25, 1902 


291 


- 


- - 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


- - 


नहीं . 


दो वर्ष प्रोन्नति द्वारा , जिसके न हो मकने पर संबंधित व्यवसाय के मेट समूह ग विमागीय प्रोन्नति लागू नहीं होता 

स्थानान्तरण द्वारा दोनों के नहोदेवसमन जिन्होंने उस ममिति में निम्नलिखित होंगे 
मकने पर साबो भर्ती द्वारा । 

श्रेणोंमें 3 वर्ष सेवा को ( 1 ) मगरों या उनसे ऊपर के 

आफिमरों द्वारा समाविष्ट डिपो 
में मेजर कैप्टनों द्वारा समाविष्ट 
सदस्य यूनिटों में यूनिटों का 
ममावेशक माफिमर । 
( 2) रिपो पूनिट का एक 
माफिसर ( सेना /सिविल ) । 
( 3) अन्य अंगों/ सेवामों का 
एक माफिसर । 
( 4 ) जहाँ उपलब्ध हो एक 
अनुसचित जाति या अनुसूचित 

जनजाति का एक प्राफिसर । 
- - - - - - 
( 1 ) अनुभव संबंधी ( पहनाएं ) सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार मनुमूचित जातियों अपवा अनुसूचित जनजातियों के प्रम्यर्थियों के मामले में 

उस पशा में शिथिल की जा सकती हैं, जम कि चयन के किसी प्रक्रमा पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि इनके लिए मारक्षित रिस्त 

स्थानों को भरने के लिए प्रपेभित अनुभव रखने वाले इन समुवायों के सम्पर्थी पर्याप्त सम्यां में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे । 
( 2) पदों की संख्या में परिवर्तन सरकार द्वारा समय- समय पर जारी किए गए मावेशों के अनुसार होगा । 
( 3 ) आयु सीमा प्रवधारित करने की निर्णायक तारीख वह होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से माम भेजने के लिए कहा गया है । 

उमा कान्त मिश्र , प्रवर सचिव 


टिप्पण : 


New Delhi; the 2nd August, 1980 


S . R. O . 248 : - In exercise of the powers conferred by tho 
proviso to article 309 of the Constitution and in supersession 
of the Civilians in the Army Ordnance Corpg Class III 
( Highly Skilled Tradesmen) Recruitment Rules , 1969 and the 
Skilled Tradesmen (Class III Non -Gazetted Posts ) Recruit 

ment Rules , 1969 , the President hereby makes the following 
rules regulating the method of recruitment to certain Group 
C Industrial posts in the Army Ordnance Corps, namely : 

1 . Short title and commercement : - ( 1 ) These rules may 
be called the Army Ordnance Corps Recruitment Rules , 1980. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their 
publication in the Official Gazette. 

2. Application : -- These rules shall apply to the posts speci 
fed in column 2 of the Schedule annexed to these rules . 

3 . Number , classification and scales of pay ;- - The number 
of the said posts , their classification and the scales of pay 
attached thereto shall be as specified in columns 3 to 5 of . 
the said Schedule . 

4. Method of recruitment, age limit and other qualifications 
etc . : - The method of recruitment , age limit, qualifications 
and other matters relating to the said posts sball be as speci 
fied in columns 6 to 13 of the Schedule aforesaid . 


5 . Disqualification :- - No person , 
( a) who has entered into or contracted a marriage with 

a person having a spouse living, or 
(b ) who, having a spouse living , has entered into or con 

tracted a marriage with any person, 
shall be eligible for appointment to any of the said posts : 

Provided that the Central Government may, if satisfied 
that such marriage is permissible under the personal law ap 
plicable to such person and the other party to the marriage 
and that there are other grounds for so doing , exempt any 
person from the operation of this rule. 

6 . Power to relax : - Where the Central Government is 
of opinion that it is necessary or expedient so to . do , it may , 
by order, for reasons to be recorded in writing, relax any 
of the provisions of these rules with respect to any class or 
category of persons or posts . 


7. Saving : - Nothing in these rules shall affect reserva 
tions, relaxation of age limit and other concessions required 
to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes 
and other Special categorics of persons in accordance with 
orders issued by the Central Government from time to timo 
in this regard . 


SCHEDULE 


si. 
No , 


Name of 
posts 


No . of 
posts 


Classification 


Scale of pay 


Whether 
selection 
or non 
selection 
post 


Age limit for Educational and other qualifica 
direct recruit - tions required for direct recruit 
ment 

ment 


- 


- 


- 


6 


47 


1 . Instrument 

Mechanic ( Electr 
rical), Instrument 
Mechanic (Opti 
cal ), Instrument 
Mechanic ( Telc 
Typoy , Radio 

Mechanic & . 
Cinema Mechanic , 


Civilian in Rs. 380 -12- 500-EB - 
Detence 

15 -560 
Services, 
Group C , 
Non -Gazetted , 
Non - Ministerial, 
Industrial. 


Not Between 20 & (a ) Higher Scorcar / 

M1: U 
applicable 25 years 

lation or equivalent with 

science as a subicct . 
(b ) Certificate in the trade from 

A recognised Technical Train 
ing Institute or 3 years 
training or experience in 
actual work in the trade or 
allied trade in a Govern 


- - - 


- - 


- - 


-- - 


- - - 


- 


- 


292 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 16 , 1980 / SRAVANA 25, 1902 


[ PART II --- Sec . 41 


1 


2 


ment work shop or in & 
private firm of repute . 


Telecom .mini 
çation Mechanic 
Telecommuni 
cation Mechanic 
(Line), Telecom 
munication 
Mechanic (Radio ), 
(Previously 
known as wire 
less test Mochanic ) 


Whether age and 
qualifications pres- 
ciibed for direct 
recruitment will 
apply in the case 
Oi promoteca 


Periodo Method of recruitment, JD CASO of recruitment by If a DPC exists , what Circumstances 
probation , whethej by direct recruit - promotion / transfer , grades is its composition in which UPSC 
if any mcat or by promotion rom which promotion to be 

is to be consul 
or transfer and percen made 

ted in making 
tage of the vacancies to 

recruitment 
be filled by various 
methods 

13 _ n 

14 


9 


10 


11 


Not applicable 


2 years 


Not applicable 


Not applicable 


By transier, failing which Transfer : 
by diroct recruitment . Persons working in equiva 

lont, similar or higher 
posts in lower formacions 
of Defenco Services and 
having qua : ificadons pics 
cribed under column 8 . 


3 


8 


1 2 
2 . Vehiclo 
" Mechanic (AFV ) 


141 


Not 
applicablo 


Between 20 & 
25 years 


Clvilions in De- Rs. 380 - 12 - 500 -EB . 
fence Services , 15- 560 
Group C 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial, 
Industrial 


(a ) Higher Secondary /Matricu 

lation or equivalent with 

science as a subject. 
(b ) Certificato in the trado from 

a recognied Technical Tra 
ining Instituto or 3 years 
training or experience in 
actual work in the trade or 
allied trado in a Government 
workshop or in a privato 
firm of repute . 


- 


- 


10 


11 


12 


13 


14 


Not applicable 


2 years 


By promotion , failing Promotion : 

Group C Departmental Not applicable 
which by transfer and Vebicle Mechanic with 3 Promotion Committee 
failing both by direct years service to the grade consisting of : 
recruitment. 

having passed the trade Chairman 

test of prescribed standard 1 . Major, in Depots Com 
Transfer : 

manded by Majors 
Persons working iu equiva - or above OC , Unit 
lent, similar of higher posts concerned commanded 
in lower formations of by Capts . 
Defence Serviços and having Members 
qulifications prescribed 2 . One Officer (Mil/ Civ ) 
udor column 8 . 

from the Depot/Unit. 
3 , One Officerfrom other 

Arlos Services , 
4 . Onc SC or ST Officer 

where available . 


1 


3 , Kectrician 

(AFV ) 


27 


Rs. 380 - 12 -500 -EB - 
15 - 560 


Not 
applicable 


Between 20 & 

25 years 


Civilians ID 
Defence 
Services , 
Group C . 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial, 
Industrial. 


(a ) Higher Secondary /Matricu . 

lation or cquivalent with 

science as a subject 
(b ) Cortificate in thc trade from 

à recognised Technical Tra 
ining Institute Or 3 years 
training or experience in 
actual work in the trado or 
allied trade in & Government 
workshop or & privato firm 
of reputo . 


[Art II 


4 ] 


TRET TW : WIRT 16 , 1980/ 91UT 25, 1902 


293 


10 


11 


12 


14 


Not applicable 


2 years 


Not applicable 


By promotion , falling Promotion : 

Group C Departmental 
which by transfer, and Electrician /Electrician (MV) Promotion Committee 
failing both by direct with 3 years service in the consisting of 
recruitment. 

grade having passed the Chairman 
trade test of prescribed 1 . Major, in Depots 
standard , 

commanded by Majors 
Transfer : 

or above OC , Unit 
Persons working in equiya concerned commanded 

lent , similar or higher by Capts. 
posts lp lower formations Members 
of Defence Services and 2 , One Officer (Mil / Civ ) 
having qualifications pres - from the Depot/Unit. 
cribed under columo 8. 3 . One Officer from other 

Arms/Services . 
4 . One ŚC Or ST Officer 

where available . 


1 


2 


3 


4 


23 


4 . Instrument 

Mechanic 


Civilians in Rs. 380 - 12 - 500 -EB - Not Botwoon 20 and (a ) Higher Secondary /Matricu 
Defence 15-36 applicable 25 years 

lation or equivalent with 
Services , 

science as a subject. 
Group C , 

(b ) Certificate in the trade from 
Non -Gazetted , 

a recogoised Technical Tra 
Non -Ministerial, 

Ining Institute or 3 years 
Industrial, 

training or experience in 
actual work in the trade or 
allied trade in a Govern 
ment workshop or a private 

firm of repute . 
Civilians in Rs. 260-6 - 326 - EB -8 - Non Between 18 and (1) Middle School Standard . 
Defence 350 

Selection 25 years ( 2 ) Certificate from a recognised 
Services, 

Technical Training Institute 
Group C , 

to the trade. 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial, 

3 years training or experience 
Industrial, 

of actual work in a Govern 
ment workshop or a private 
firm of repute . 


5 . Turner 


ог 


10 


11 


12 


14 


Not applicablo 


2 years 


By promotion , falling Promotion : 

Group C Departmental Not applicable 
which by transfer , and Watch Maker /Typewriter Promotion Committee 
failing both by direct mechanic with 3 years consisting of : 
recruitment. 

service in the grade Chairman 
having passed the trade 1 . Major, in Depots 
test of prescribed standard . commanded by Majors 
Transfer : 

or above 
Persons working in equiva - OC , unit concerned 
lent, simllar or higher posts commanded by Capts . 
in lower formations of Members 
Defonce Sorvices and having 2 . One Officer (Mi /Civ ) 
qualifications prescribed from the Depot/Unit . 
under column 8 . 

3. One Officer from other 

Arms/ Services . 
4 . One SC or ST Officer 

whore available . 
By dopartmental promo- Promotion : 

Group C Departmental Not applicable 
tion , failing which by Blacksmith , Moulder, Tin Promotion Committeç 
transfer failing both and Copper Smith and consisting of : 
by direct recruitment. Brazler who have passed Chairman 
In case of transfer by the trade test of prescribed 1 . Major, lo Depots com 
adjustmentof surpluses standard . 

manded by Major Or 
and deficiencies from Transfer ; 

above 


No 


2 years 


294 


THE GAZETTE OF INDIA : AUGUST 16 ; 1980 / SRAVANA 25, 1902 


[PART II — SEC . 41 


= 


= 


= 


9 


10 


11 


13 


higheror equivalent 
grades . 


12 

. 
Persons working in equiva - OC , Unit /Depot com 
lent, simitár or higher posts manded by Captains 
in lower formations of Members , 
Defence Services and having 2 . One Officer (Mil/Civ ) 
qualifications prescribed from the Depot/Unit . 
under column 8 . 

3 . One Officer from other 

Arms/Services. 
4 . One SC or ȘT Officer 

where available . 


2 


5 


6 . Pattern Maket 
7 . Wood Turner 

& Machinist 


Civilians in 
Defence 


Rs. 260 -6 - 326 -EB -8 - Non 
350 

Selection 


14 ) Services , 


Group C , 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial; 
Industrial. 


Between 18 and ( 1 ) Middle School Standard . 
25 years 

( 2 ) Certificate from a recognised 

Techuicul Training Institute 
in the trade. 

or 
3 years training or experience 
of actual work in a Govern 
ment workshop or a private 

firm of repute . 
Between 18 and ( 1) Middle School Sterderd , 
25 years ( 2 ) Certificate from a recognised 

Technical Training Institute 
in the trade. 

or 
3 years training or experience 
of actual work in a Govern 
ment workshp or a private 
firm of repute . 


8 . Fitter 


246 


Civilians in Rs. 260 -6 -326 -EB - 8 . Non 
Defence 350 

Selection 
Services , 
Group C , 
Non -Gazetted , 
Non -Ministerial, 
Industsial. 


- 


- 


-- - 


- 


- 


- -- - - 


- - 


10 


11 


12 


13 


14 


9 


No 


2 years 


NO 


By departmental promo. Promotion : 

. Group C Departmental Not applicable 
tion , failing which by Carpenter /Carpenter and Promotion Committee 
transfer , failing both Joiner /Sawyer who have consisting of : 
by direct recruitment passed the trade test of Chairmar 
In case of transfer by prescribed standard , 1 . Major , in Depot com 
adjustmentof surpluscs Transfer : 

manded by Major or 
and deficiencies from Persons working in equiva - above , 
higher or equivalent lent, similar or higher posts OC , Unit/Depot com 
grades . 

in lower formations of manded by Capts. 
Defence Services and Members 
having qualifications prog - 2 . One Officer (Mil /Civ ) 
cribed under column 8 , from Depot/Unit . 

3 . One Officer from other 

Arms/Services . 
4 . Onc SC or ST Officer 

where available , 
By promotion , failing .- Promotion : 

Group C Departmental Not applicable 
which by transfer , Cycle fitter with 3 years Promotiop Committee 
failing both by direct service in the grade and who consisting of : 
recruitment, 

have passed the trade test Chairman 

of prescribed stardard . 1 . Major , in Dcpot com - 
Transfer : 

manded by Major or 
Persons working in equiva - above . 
lent, similar or higher posts OC , Unit /Depot com 
in lower for mations of manded by Capts . 
Defence Services and having Members - - 
qualifications proscribed 2 . One Officer (Mil/Clv ) 
under column 8 . 

from Depot/Unit. 
3. One Officer from other 

Arms/Services . 
4 . One SC or ST Officer 

where available . 


NO 


2ycers 


2 years 


[ 97 II - qu . 41 


ATT 47 TGT : TFT 16, 1980/ 140 25, 1902 


295 


1 


2 


6 


9 . Vehicle 

Mechanic 


402 


Civilians in Rs. 260 -6 - 326 - EB - 8 - Non 
Defence 350 

Selection 
Services, 
Group C , 
Non - Gazetted , 
Non -Ministerial, 
Industrial. 


Civilians in Rs, 260 -6 -326 -EB - 8 , Non 
111 Defence 350 

Selection 
1151 

Services, 
21 | Group C , 

Non -Gazetted , 
Non -Ministerial, 
Industrial, 


Between 18 and ( 1 ) Middle School Standard , 
25 years (2 ) Certificate from a recognised 

Technical Training Tostitute 
in the trade 

or 
3 years training or experience 
of actual work in a Govern 
ment workshop or a privato 

firm of repute . 
Between 18 and ( 1 ) Middle School Standard . 
25 years , 

Certificate from a recognised 
Technical Training Institute 
in the trade 

or 
3 years training or experi. 
ence of actual work in a 
Governmen workshop or a 
private firm of repute . 


10 . Fitter Sowing 

Machine 
11. Fitter Bench 
12 . Machinist 
13 . Watch Maker 
14 . Welder Electric / 

Welder 
Ace ylene 

Armourer 
16 . Fitter Pistol/ 

Rifle 
17 . Fitter Arms 
18 . Gun Fitters 
19 . Electrician 
20 Electrician 

(MV) 
21 . Vehicle 

Mechanic (MV) 

Typewriter 
Mechanic ) 
Mechanic 
Typowriter and 

Duplicator 
23. Signal Fitter 
24 . Fitter (MV) 


126 


- 


- 


- - 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


No 


2 years 


By promotion , failing Promotion : 

Group C Departmental Not applicable 
which by transfer, Driver Mechanic with 3 years Promotion Committec 
failing both by direct service in the grade and consisting of : 
recruitment. 

who have passed the trade Chairman 

test of prescribed standard . 1. Major, in Depot com 
Transfer ; 

manded by Major or 
Persons working in equiva- above . 
lent, similar or higher posts OC , Unit/Depot com 
in lower formations of manded by Capts. 
Defence Services and Members 
having qualifications pres - 2 . One Officer (Mil/Civ ) 
cribed under column 8 . from Depot/Unit. 

3 . Onc Officer from other 

Arms/ Servicos. 
4 . One SC or ST Officer 

where available. 
By promotion , failing Promotion : 

Group C Departmental Not applicable 
which by transfer, Matc tradesmen of respectivo Promotion Committee 
fajling both by direct trades with 3 years service consisting of : 
recruitment in the grade 

Chairman 
Transfer : 

1. Major , in Depot com 
Persons working in equiva manded by Major or 

lent, similar or higher posts above . 
in lower formations of ( 2 ) OC, Unit /Depot coin 
Defence Services and manded by Capts . 
having qualifications pres- Members - 
cribed under column 8 . 2 . One Officer (Mil/ Civ ) 

from Depot/Unit. 
3 . One Officer from other 

Arms/Services , 
4 . Ono SC or ST Officer 

where available , 


NO 


2 years 


Note : ( 1 ) The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates 

belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes , if at any stage of selection , the competent authority is of the 
opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisitc experience are not likely to 

be available to fill up the vacancies reserved for them . 
(2 ) Number of posts will vary in accordance with the orders issued by the Governmont from time to time. 
(3) The crucial date for determining the age limit in each case shall be the last date upto which the Employment Exchanges 
are asked to submit the names. 

UMA KANT MISHRA Under Socy . 
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS , KINO ROAD , NEW DELHI- 110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1980 


- - 


- 


